संख्या - 7 राँची , 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 पौष , 1944 ( श ० ) 

गुरुवार , 

12 जनवरी , 2023 ( ई ० ) 

कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
2 दिसम्बर , 2022 


संख्या- 03 / मुकदमा - 03-01 / 2022 का . 7595 - श्री बिजय वर्मा , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक- 34/20 , 
गृह जिला- हजारीबाग ) , अवर सचिव , स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग , झारखण्ड , 
राँची को विभागीय अधिसूचना संख्या 5473 दिनांक 29.08.2022 द्वारा अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष 
कोटि ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15,600-39,100 ग्रेड - पे 7600 / पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल- 12 ) में 
प्रोन्नति के उपरांत अगले आदेश तक उप सचिव , स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण 
विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ब्रह्मदेव मोदी , 

सरकार के उप सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 7 50 


